निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 556 ) 


23 आश्विन 1934 ( श० ) 
पटना , सोमवार, 15 अक्तूबर 2012 


कारा निरीक्षणालय 
गृह (कारा ) विभाग 


अधिसूचना 

7 सितम्बर 2012 
सं0 कारा / स्थाo ( प्रो0) - 04 / 04 - 183 — जिला प्रोबेशन कार्यालय, सहरसा में प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी की 
पदस्थापन होने तक अनुमंडल प्राबेशन कार्यालय, मधेपुरा में पदस्थापित प्रोबेशन पदाधिकारी , श्री सत्येन्द्र प्रसाद को 
अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला प्रोबेशन कार्यालय, सहरसा के प्रभारी प्रोबेशन पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु 
प्राधिकृत किया जाता है । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 

लक्ष्मी प्रसाद चौहान , 


संयुक्त सचिव - सह -निदेशक ( प्र० ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 556-571+ 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


